रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


+ 
14 


+ 


. 


, 


P 


-TAM 


. 


ER 


. 
. 


. 


Hi 


PAN 


.. 


. 
" 


. 


. 
. 


. 


1. 


. 


. 


. 


. . 


. 


सभामबजगाने 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1620 ] 
No. 1620 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 30 , 2016 / आषाढ़ 9 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 30 , 2016 / ASADHA 9 , 1938 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 जून , 2016 


का . आ . 2248( अ). - विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम , 1914 ( 1914 का 2) के खण्ड 3 के उप - खण्ड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 में 
संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् 
1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ – (1) इस आदेश को पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन) (पांचवा संशोधन ) आदेश , 

2016 कहा जाए। 


( 2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 


2. पौध संगरोध ( भारत में आयात के विनियमन ) आदेश, 2003 के अध्याय-।। में खण्ड 3 (14) (i) पर मौजूदा प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंत : स्थापित किया जाएगा , नामत : 

" प्रसार और विनियमित वस्तुओं यथा जीवित कीड़े- मकोड़ों , माइक्रोबियल कल्चर , जैव नियंत्रण कारकों , मृदा , 
ग्रोइंग मीडिया ( मृदा , पीट अथवा अन्य जैविक सामग्री ) और पीट अथवा स्पैगनम काई से संबंधित बीजों और पादपों 
का भारत में आयात राष्ट्रीय पादप संगरोध केंद्र , नई दिल्ली अथवा क्षेत्रीय पादप संगरोध केंद्र, अमृतसर , चेन्नई , 
कोलकाता, मुम्बई अथवा पादप संगरोध केंद्र, बैंगलूरू अथवा किसी ऐसे अन्य प्रवेशक स्थान के माध्यम से ही किया 
जाएगा जिसे समय समय पर इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया गया हो , बशर्त कि जर्म प्लाज्म/ट्रांसजैनिक पादप 
सामग्री और जननित आशोधित जीवाश्मों के आयात की अनुमति नई दिल्ली हवाईपत्तन के माध्यम से ही दी जाए "। 


3256 GI/2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


3. क्रम संख्या 44 से संबंधित अनुसूची II में पौध संगरोध ( भारत में आयात के विनियमन ) आदेश, 2003 और उनसे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर संबंधित कॉलमों में निम्नांकित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी 
"44 व्हाइटफील्ड (बैंगलूरू ) कर्नाटक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो । पादप संगरोधकेंद्र (बैंगलूरू ) | 


4. क्रम संख्या 7 से संबंधित अनुसूची III में पौध संगरोध (भारत में आयात के विनियमन ) आदेश, 2003 और उनसे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर संबंधित कॉलमों में निम्नांकित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी 
| "बैंगलूरू (कर्नाटक ) 

उप -विदेश डाकखाना 

| पादप संगरोध केंद्र बैंगलूरू 


5. क्रम संख्या 18 से संबंधित अनुसूची X में पौध संगरोध ( भारत में आयात के विनियमन ) आदेश, 2003 और उनसे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर संबंधित कॉलमों में निम्नांकित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी 
निर्गमन प्राधिकारी 

क्षेत्राधिकार 

निम्नांकित को परमिट निर्गत करने के | 

लिए प्राधिकृत 


__ ( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


प्रभारी अधिकारी , पादप संगरोध केंद्र , आंध्र प्रदेश , तेलंगाना और कर्नाटक 
बैंगलूरू 


| उपभोग के लिए पादपों और पादप | 
सामग्रियों , सभी प्रकार की मृदा , ग्रोइंग 
मीडिया (मृदा ,पीट अथवा अन्य जैविक 
सामग्री), पीट अथवा स्पैगनम काई और 
मशरूम स्पॉन का आयात । 


[ फा . सं . 8-81/ 2016-पीपी -II ] 


उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 
नोट : पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर , 2003 को संख्या का . आ . 
1322 ( असा.) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा बाद में 06 फरवरी, 2004 के का . आ . 167 ( असा.), 29 
मार्च, 2004 के का . आ . 427 ( असा.), 31 मई, 2004 के का . आ . 644 ( असा.), 25 फरवरी , 2005 के का . आ . 263 ( असा .), 
31 मार्च, 2005 के का . आ . 462 ( असा .), 14 जुलाई , 2006 के का . आ . 1121 ( असा.), 31 जुलाई, 2006 के का . आ . 1353 
( असा .), 31 अक्तूबर, 2006 के का . आ . 1873 ( असा.), 06 दिसम्बर, 2006 के का . आ . 2074 ( असा.), 03 दिसम्बर, 2007 
के का . आ . 2069 ( असा.), 1 जनवरी , 2008 के का . आ . 3 ( असा.), 08 दिसम्बर, 2008 के का . आ . 2847 ( असा.), 15 
दिसम्बर , 2008 के का . आ . 2888 ( असा.), 09 सितम्बर , 2009 के का . आ . 2286 ( असा.), 16 सितम्बर , 2009 के का . आ . 
2390 ( असा.),23 दिसम्बर, 2009 के का . आ . 3269 ( असा.), 24 दिसम्बर, 2009 के का . आ . 3298 ( असा.), 21 अप्रैल , 
2010 के का . आ . 907 ( असा.), 27 अगस्त , 2010 के का . आ . 2095 ( असा.), 15 सितम्बर, 2010 के का . आ . 2284 ( असा.), 
11 अक्तूबर , 2010 के का . आ . 2516 ( असा.), 04 नवम्बर, 2010 के का . आ . 2711 ( असा.), 28 दिसम्बर, 2010 के का . आ . 
3052 ( असा.), 28 अप्रैल , 2011 के का . आ . 887 ( असा.), 21 दिसम्बर , 2011 के का . आ . 2845 ( असा .), 17 फरवरी , 
2012 के का . आ . 296 ( असा.), 23 नवम्बर , 2012 के का . आ . 2775 ( असा.), 21 मार्च, 2013 के का . आ . 799 ( असा.), 28 
मई, 2013 के का . आ . 1378 ( असा.), 14 जून, 2013 के का . आ . 1531( असा.), 26 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2919 
( असा), 13 जून , 2014 के का . आ . 1508 ( असा.), 27 जून , 2014के का . आ . सं. 1632 ( असा.), 12 सितम्बर , 2014 के 
का . आ . सं . 2320 एवं 29 सितम्बर , 2014 के का . आ . सं. 2542 ( असा .) दिनांक 11 नवंबर, 1914 के का . आ . 2879 ( असा .), 
10 दिसंबर, 2014 के का . आ . सं. 3114 ( अ. सा.), 26 मई, 2015 के का . आ.सं . 1413 ( असा.), 15 सितम्बर , 2015 


[ TT II – QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FT. BTT.F . 2496 (3THT.), 13wa 2016 T. 3TT. # . 101 ( BTHT.), 7 H17, 2016 # T.31. 1. 608 ( BTHT.), 25 
HE, 2016 o fol. 311. . 1873 ( TAT.), TTT 20 19 , 2016 FT.31. 1.2192 (BTHT.) HTETTH À TITTET POT PATI 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
(Department of Agriculture and Cooperation and Farmers Welfare) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th June , 2016 
S . O . 2248 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 3 of the Destructive Insects 
and Pests Act, 1914 ( 2 of 1914 ), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant 
Quarantine ( Regulation of Import into India ) Order, 2003, namely : 


Short title and Commencement.- ( 1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into 
India ) (Fifth Amendment) Order , 2016 . 
(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 


2. In Chapter II of Plant Quarantine ( Regulation of Import into India) Order, 2003 , the existing entries against clause 3 

( 14 ) (i) shall be substituted by the following entries, namely : 


“ All consignments of seeds and plants for propagation and regulated articles such as live insects , microbial cultures, 
bio - control agents , soil, growing media (with soil , peat or other organic materials ) and peat or sphagnum moss shall 
only be imported into India through National Plant Quarantine Station , New Delhi or Regional Plant Quarantine 
Stations, Amritsar, Chennai, Kolkata , Mumbai or Plant Quarantine Station, Bengaluru or through any other points of 
entry as may be notified from time to time for this purpose, provided that import of germplasm / transgenic plant 
material and genetically modified organisms shall be permitted only through New Delhi Airport ” . 


3 . 


In the Plant Quarantine (Regulation of import into India ) Order, 2003 in Schedule II for the serial number 44 and 
the entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted in the respective columns: 


“ 44 Whitefield (Bengaluru ) | Karnataka 


Inland 
Depot 


Container 


Plant Quarantine Station , Bengaluru 


4 . In the Plant Quarantine (Regulation of import into India ) Order, 2003 in Schedule III for the serial number 7 and the 

entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted in the respective columns: 
“ Bengaluru (Karnataka) Sub Foreign Post Office 

Plant Quarantine Station , Bengaluru 


5 . In the Plant Quarantine ( Regulation of import into India ) Order, 2003 in Schedule X for serial number 18 and 
the entries relating thereto the following entries shall be substituted in the respective columns: 
Issuing Authority 

Jurisdiction 

Authorized to issue permits for 
- (2 ) 

( 3) 
Officer -in -charge , 

Andhra 

Pradesh , Import of Plants and Plant materials for 
Plant Quarantine Station, 

Telengana and Karnataka consumption and all kinds of soil , growing media 

(with soil , peat or other organic materials ), peat or 
Bengaluru 

sphagnum moss and mushroom spawn . 


[F . No. 8 -81 /2016 - PP . II ] 


UTPAL KUMAR SINGH , Jt. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 was published in the Gazette of India , vide, 
number S .O . 1322 ( E ) dated 18th November, 2003 , and subsequently amended vide number S .0 . 167( E ), dated 6th February 
2004 , S . O . 427 (E ), dated 29th March , 2004 , S .O . 644 (E ), dated 31st May 2004, S . O . 263(E ), dated 25th February 2005 , S . O . 
462 ( E ), dated 31st March 2005 , S.O . 1121 (E ), dated 14th July 2006 , S. O . 1353 (E ), dated 31st July 2006 , S.O . 1873 (E ), 
dated 31st October 2006 , S .O . 2074 ( E ), dated 6th December 2006 , S . O . 2069 (E ), dated 3rd December, 2007 , S . O . 3 (E ), dated 
1st January , 2008 , S . O . 2847 (E ), dated 8th December, 2008, S . O . 2888 (E ), dated 15th December , 2008 , S . O . 2286 (E ), dated 
9th September, 2009 , S .O . 2390 (E ), dated 16th September, 2009 , S. O . 3269 (E ), dated 23rd December, 2009, S .O . 3298 (E ), 
dated 24th December, 2009 , S . O . 907 (E ), dated 21st April , 2010 , S .O . 2095 ( E ), dated 27th August, 2010 , S .O . 2284 (E ), dated 
15th September, 2010 , S .O . 2516 (E ), dated 11th October, 2010 , S .O . 2711 ( E ) dated 4th November, 2010 , S .O . 3052 ( E ) dated 
28th December, 2010 , S . O . 887 (E ) dated 28th April , 2011, S .O . No. 2845 (E ) dated 21st December, 2011 , S .O . No.296 ( E ) 
dated 17th February , 2012 and S. O . 2775 ( E ) 23rd November, 2012 S .0 .799 (E ) dated 21st March , 2013, S. O .1378 (E ) dated 28th 
May , 2013 , S . 0 . 1531 ( E ) dated 14th June , 2013, S . O .2919 (E ) dated 26th September, 2013 , S . 0 . 1508( E ) dated 13th June, 2014 
and S .O . No. 1632 (E ) dated 27th June , 2014 , S .O . No.2320 (E ) dated 12th September, 2014 ,S.O . No .2542 (E ) dated 29th 
September, 2014 , S . O . No.2879 (E ) dated 11th November, 2014 , S .O . No. 3114 ( E ) dated 10th December, 2014 , S . O . No. 
1413 ( E ) dated 26th May , 2015 , S . O . No. 2496 ( E ) dated 15th September, 2015 , S . O . No. 101 ( E ) dated 13th January, 2016 , S . O . 
No . 608( E ) dated 7th March , 2016 , S.O . No .1873 (E ) dated 25th May, 2016 and S.O . No .2192 (E ) dated 21st June , 2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


